निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 991) पटना , बुधवार , 23 नवम्बर 2016 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

16 नवम्बर 2016 
सं० 04 / NULM- 64/ 16- 2549 / न0वि0 एवं आ०वि० - अधिसूचना संख्या 1581 / न0वि0 एवं आ०वि० , पटना 
दिनांक 16.07.2014 के द्वारा The Street Vending Act, 2014 धारा - 22(2 ) के अन्तर्गत पटना नगर निगम हेतु 
Town Vending Committee (TVC ) के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी । पटना नगर निगम का क्षेत्र 
विस्तार एवं जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कार्यहित में पटना नगर निगम के चारों अंचलों के लिए भी अंचल स्तर 
पर TVC के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी है । तदालोक में The Street Vending Act, 2014 
धारा - 22 (1) एवं ( 2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत पटना नगर निगम के सभी चारों अंचल के लिए TVC का गठन 
निम्न प्रकार से किया जाता है: 


नगत 


अध्यक्ष 


कार्यकारी अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


-NoFoooo| 


जल 


नगर आयुक्त 
कार्यपालक पदाधिकारी ( संबंधित अंचल ) 
जिला प्रशासन के प्रतिनिधि 
सिटी मैनेजर / राजस्व पदाधिकारी 
सिविल सर्जन / मेडिकल ऑफिसर 
| जिला नियोजन पदाधिकारी / नगर निकाय अभियंता 

पुलिस अधीक्षक अथवा मनोनित पदाधिकारी 
| यातायात पुलिस अधीक्षक 
अग्रिणी बैंक के प्रतिनिधि 
चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि 
राष्ट्रीय अनौपचारिक श्रमिक संघ 
(National Union of Informal Workers -NUIW 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


10 . 


सदस्य 


11. 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 नवम्बर 2016 


12. 


| स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


| फुटपाथ विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि / शहरी फुटपाथ विक्रेता 
फेडरेशन (Town Level Federation of Street Vendors ) 
(इस श्रेणी में एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य होगा ) 


कुल 23 
नोट : - कम संख्या 3, 12 एवं 13 के सदस्यों का मनोनयन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । 

2. पूर्व में गठित TVC भी नगर निगम स्तर पर कार्यरत रहेंगे । 


बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 991 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


